. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 वैशाख 1936 ( श० ) 
संख्या 170 राँची , शुक्रवार 

25 अप्रैल , 2014 (ई०) 
सहकारिता विभाग । 


अधिसूचना 

5 मार्च, 2014 
संख्या-01/ स्था०राज ( स्थानां०)-08/ 2012-957 -- श्री निरंजन कुमार , जिला सहकारिता पदाधिकारी , 
गोड्डा अगले आदेश तक महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, गोड्डा के अतिरिक्त प्रभार 
में रहेंगे। 


संख्या -01/ स्था राज ( स्थानां०)- 08/ 2012 -958-- श्री अफ्रेम जॉर्ज कुजूर , जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर अगले आदेश तक महाप्रबंधक , समेकित सहकारी विकास 
परियोजना, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बन्धना कुल्लू , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण ) 170 - 50 | 


